रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


on 


PRORE 


SIL 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, शनिवार , दिसम्बर 29 , 2018 / पौष 8 , 1940 
NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 29 , 2018 /PAUSHA 8 , 1940 


सं . 5133 ] 
No . 5133 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर , 2018 
का . आ . 6388( अ). — केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा ( 1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन 
और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ ., जो भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II , खण्ड 3, उपखंड (ii) में 
प्रकाशित की गई थी , द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के बाघपत जिले में NH 334 B के कि . मी . 17.02 से कि . मी . 48.64 (मेरठ से 
हरियाणा बॉर्डर ( वाया बागपत ) तक के राष्टीय राजमार्ग के निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने , आदि ). अनरक्षण , प्रबंधन 
और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख " 25.10. 2018" को 
" दी टाईम्स आफॅ इन्डिया" और "हिन्दुस्तान " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 
और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 

अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपार्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


7659 GI/ 2018 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 
उत्तर प्रदेश राज्य के बाघपत जिले में NH 334 B के कि . मी . 17 .02 से कि . मी . 48. 64 ( मेरठ से हरियाणा बॉर्डर ( वाया 

बागपत ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण । 


राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश 
क्रमिक सर्वेक्षण संख्या 
संख्या 


जिले का नाम: बाघपत 
भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति 


भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


भूमि का क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


तालुक का नाम : बाघपत 
गांव का नाम: अमीपुर बालेनि 
388 

निजी 


एग्रीकल्चर 


0 .0227 


नाहर सिह / इन्दर 


384 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0 . 0714 


कु . अनीता पुत्री / ब्रहमानन्द, श्रीकान्त गर्ग पुत्र 
विनोद कुमार व कमलेश पत्नी विनोद कुमार 
आन्नदी पुत्री ब्रहमानन्द 


( ) 


3 


| 383 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0 . 2462 


विजयपाल सिंह भंवरसिंह बिजेन्द्रसिंह पुत्रगण 
श्रीराम , भोपाल | खचेडू , सतपालसिह / 
खचेडू, श्रीमती जयन्ती / खचेडू, ब्रहमसिह | 
काले , कृष्णपाल / काले , रणबीर | काले 


376 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0 . 101 


धर्मपाल | झंडू 


5 


382 


| निजी 


एग्रीकल्चर 


0 . 351 


ज्योति नाबा आयु १४ साल / सुनील कुमार 
स० दादी , श्रीमती संतरा / जतन सिंह 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0 . 308 


लज्जाराम / छत्तर सिह 


380 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0 . 27 


योगेन्द्र / भूलेराम , राज सिह / भूलेराम , मनोज 
कुमार / भूलेराम 


288 


सरकारी 


अकृषक 


0 .03 


आवास हेतु आवंटित 


9 


290 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0. 1721 


पप्पू / खचेडू , 


| 291 


निजी 


एग्रीकल्चर 


| 0.0472 


हरकेश / मूला 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


11 


286 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0 .0483 


सुरेन्द्र सिंह ओमपाल सिंह विरेन्द्र सिंह देवेन्द्र 
कुमार पुत्रगण रामशरण व रामभूली पत्नी 
रामशरण 


12 


285 


निजी 


अकृषक 


0 . 159 


पदम सिह / बलवन्त , चाहेराम / बलवन्त 


13 


| 287 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0 . 0483 


सुरेन्द्र सिंह ओमपाल सिंह विरेन्द्र सिंह देवेन्द्र 
कुमार पुत्रगण रामशरण व रामभूली पत्नी 
रामशरण 


14284 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0 .013 


हरिपाल यादव पुत्र राजपाल सिंह 


15 


| 282 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0 . 0088 


श्रीमती भगवती / रघुबीर 


16723 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0 .0246 


करतार सिह / खजान , श्रीमती सिमलेशयादव 
| यशपाल यादव , श्रीमती मंजूयादव | 
मोहनबीर यादव , मुकेश / भंवरसिंह, मूर्ती | 
भंवरसिंह, मनोज / धर्मपाल , जसवन्त | 
धर्मपाल 


17 


| 717 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0 . 0562 


बलवन्तसिह यादव ,मैयदुबीरसिह पुत्र 
पदमसिह 


18709 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0 . 0804 


रमेश / रघुवीर, नरेश / रघुवीर , महेश | 
रघुवीर 


19 


707 


निजी 


अकृषक 


0 . 1081 


कु0 प्राप्ती पुत्री इन्दरवीरसिंह नीलम यादव 
पत्नी विजय कुमार यादव 


20 


| 698 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0 . 3977 


मु . लीलावती देवी / धर्मपाल 


21 


696 


निजी 


एग्रीकल्चर 


| 0. 1283 


जयभगवान / झन्डू 


22 


690 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0 . 3915 


धर्मपाल / झन्डू 


688 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0 . 4746 


भूप सिह / मीर सिह 


687 


निजी 


अकृषक 


| 0. 5088 


पदम सिह / बलवन्त , चाहेराम / बलवन्त 


25 


686 


सरकारी 


अकृषक 


0 . 011 


आवास हेतु आवंटित 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


26 


382 / 1427 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0 . 273 


श्रीमती संतरा / रतन सिंह , रामनरेश यादव 
पुत्र नैन सिंह यादव 


गांव का नाम : बाखरपुर बलेनी 
2751 

निजी 


एग्रीकल्चर 


| 0.0293 


अनूप सिंह / बलवान सिंह, अजय यादव / 
बलवान सिंह, इन्द्रावती / बलवान सिंह 


28 


| 199 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0 .0687 


दीनदयाल उर्फ दीना / दल्ले 


29 


200 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0 . 002 


इन्द्रपाल | गंगाशरण , शिवकुमार / हरशरण , 
श्रीराज | रामनरायण , विमला / श्रीराज 


() 


30 


315 


निजी 


अकृषक 


0 .0446 


नाहरसिह / बल्लू, पदमसिह / बलवन्तसिहं , 
चाहीराम / बलवन्तसिहं 


31316 


निजी 


अकृषक 


0 .0745 


नाहरसिह / बल्लू , पदमसिह / बलवन्तसिहं , 
चाहीराम / बलवन्तसिहं 


कुल 


4 .5703 


[ फा . सं . NHAI/ LANOTF/ 2018/ PIU- Baghpat / 3D ] 


राजेश गुप्ता, उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 28th December , 2018 
S . O . 6388 (E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways, , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub - section (ii ) issued under sub - section 
( 1 ) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) ( hereinafter referred to as the said Act), the Central 
Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for 
building (widening/four- laning, etc .), maintenance , management and operation of NH 334 B on the stretch of land from 
Km . 17 .02 to Km . 48 .64 (Meerut - Haryana Border ( via Baghpat)) in the district of BAGHPAT in the state of UTTAR 
PRADESH 


And whereas the substance of the said notification has been published in “ The Times of India ” and “ Hindustan ” 
both dated 25 . 10 .2018 ; under sub -section (3 ) of section 3A of the said Act ; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent Authority ; 

And whereas, in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 
And further, in pursuance of sub- section (2 ) of section 3D of the said Act, the CentralGovernment hereby declares that 
on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in 
the CentralGovernment, free from all encumbrances . 


[ TT II - 005 3 ( ii) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the NH 334 B in the stretch 
of land from NH 334 B (Meerut - Haryana Border (via Baghpat)) in the district of BAGHPAT in the State of UTTAR 

PRADESH 


State : UTTAR PRADESH 


District : BAGHPAT 


Survey 
Number 


Type of Land | Nature of Land 


Area in 
Hectare 


No . 


Name of the Land Owner /Interested 

Person 
Part Survey No : 


Taluk : Baghpat 
Viilage : Amipur Baleni 

Private 


388 


agriculture 


0 .0227 


384 


Private 


Agriculture 


| 0 .0714 


Nahar singh / indar 
K . Anita Putri / Brahmanand, Shrikant 
Garg S /o Vinod Kumar & Kamlesh W /o 
Vinod Kumar Anandi D /o 
Barahamanand 
Vijaypal Singh , Bhanwar Singh , 
Bijender Singh Sons of Shriram , Bhopal 
|/ khachedoo , Satapaal Singh / 
khachedoo , Smt. Jayanti / khachedoo , 
Brahama Singh / kaale , krishnpaal / 
kaale , Ranbeer / kaale 
Dharmpal / Jhandu 


Private 


agriculture 


0 .2462 


376 


Private 


agriculture 


0 . 101 


382 


Private 


agriculture 


||0.351 


381 


Private 


agriculture 


0 . 308 


Jyoti Naba aayu 14 saal / sunil kumar so 
dadi , srimati santra / jatan singh 
Lajjaram / Chhatar Singh 
yogendra / bhooleram , Raj singh / 
bhooleram , manoj kumar / bhooleram , 


380 


Private 


agriculture 


0 . 27 


Government 


288 

| 290 
10291 


| Non Agriculture ||0 .03 
agriculture 0 . 1721 
agriculture 0.0472 


Residential Distribution 
Pappu / Khachedu, 


Private 


Private 


Harkesh / Mulaa 


286 


Private 


agriculture 


0 .0483 


Surender Singh , Ompal Singh , Virender 
Singh , Devender Kumar Sons of 
Ramsharan & Rambhuli W /o 
Ramsharan 


12 


285 


Private 


Non Agriculture |0 .159 


adam Singh / Balvant Sahejam / Balvant 


13 


(287 


Private 


agriculture 


0 .0483 


Private 


14 
15 


284 
||282 


agriculture 
agriculture 


0 .013 
0 .0088 


Private 


Surender Singh , Ompal Singh , Virender 
Singh , Devender Kumar Sons of 
Ramsharan & Rambhuli W /o 
Ramsharan 
Haripal Yadav S /o Rajpal Singh 
Mrs. Bhagwati / Raghubir 
karartar Singh / khajan , Mrs . 
Simlishyadav / Yashpal Yadav , Smt 
Manju yadaw /Mohanbir Yadav , 
Mukesh / Bhanwar Singh, Murti / 
Bhanwar Singh ,Manoj / Dharmapal, 
Jaswant / Dharmapal 
Balvant Singh Yadav , Yadubir Singh 


11723 


Private 


agriculture 


0 .0246 


| 17 


717 


Private 


agriculture 


0.0562 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3 (ii)] 


18 


709 


Private 


agriculture 


||0 .0804 


||707 


Private 


Non Agriculture ||0. 1081 


20 


1698 


Private 
Private 


agriculture 
agriculture 
agriculture 
agriculture 


696 


son Padam singh 
Ramesh / Raghuveer, Naresh / 
Raghuveer,Mahesh / Raghuveer 
Ku. Prapti D /o Inderveer Singh Yadav , 
Neelam Yadav Patini Vijay Kumar 
yadav 
Mu Lilavati Devi / Dharmapal 
Jai Bhagwan / Jhandu 
Dharmapal / Jhandu 
Bhoop Singh / Mir Singh 
Padam Singh / Balwant, Chaheram / 
Balwant 


0 . 3977 
0 . 1283 
0. 3915 
0 .4746 


690 


Private 


688 


Private 


687 


Private 


Non Agriculture ||0 .5088 


24 
25 


686 


Government 


Non Agriculture ||0.011 
agriculture 0.273 


Residential Distribution 
srimati Santra / ratan singh , Ramnaresh 
yadav putra Nain Singh Yadav 


382 / 1427 


Private 


Viilage : Bakharpur Baleni 


Private 


agriculture 


0 .0293 


Anup Singh / Balwan Singh , Ajay 
Yadav / Balwan Singh , Indrvati / 
Balwan Singh 
Deendayal urf Dina / Dalle 


Private 


agriculture 


0 . 0687 


Private 


agriculture 


0 .002 


IndraPal / Gangasaran , Shivkumar / 
Harsharan , ShriRaj / Ramnarayan , 
Vimala / Shriraj 


| 30 


315 


Private 


Non Agriculture ||0.0446 


Nahar Singh / Balu , Padam Sih / Balvant 
Singh , Chahiram / Balvant Singh 
Nahar Singh / Balu , Padam Sih / Balvant 
Singh , Chahiram / Balvant Singh 


||316 


Private 


||Non Agriculture ||0 .0745 


TOTAL 


4 .5703 


[F .No. NHAI/LANOTF /2018 /PIU - Baghpat/ 3D ] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing atGovernment of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 

Digitally signed by 
MANOJ 

MANOJ KUMAR VERMA 
KUMAR VERMA Date : 2019.01.02 


22:41:29 + 05 30 


